निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 470 ) 


21 आषाढ़ 1932 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 12 जुलाई 2010 


सं0 3ए - 2 -वे०पु०- 13 / 09 - 6966 

वित्त विभाग 


संकल्प 

29 जून 2010 
विषयः — वित्त विभागीय संकल्प सं० 630 , दिनांक 21 जनवरी 2010 में संशोधन । 

राज्य सरकार द्वारा अपने सेवी वर्ग के लिए केन्द्र के अनुरुप वित्त विभागीय संकल्प सं० 
630 , दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा वेतन पुनरीक्षण किया गया है। 

उपर्युक्त संकल्प की कंडिका - 8 में दिनांक 01 जनवरी 2006 से 31 दिसम्बर 2008 तक 
स्थायी पद के विरुद्ध नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मियों के लिए प्रवेश वेतनमान का प्रावधान संकल्प 
के Schedule- II में किया गया है । इसे मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री के साथ या मंत्रियों की 
सुविधा प्राप्त महानुभावों के साथ कार्यरत वाह्य व्यक्तियों के लिए प्रभावी करने के निमित्त कंडिका- 8 
में निम्नांकित तथ्य पूर्व अंकित प्रावधान के साथ स्थापित किए जाते है: 

" This will also be applicable to the personal staff of Ministers , State Ministers, 
Deputy Ministers . Furthermore the personal staffs of Hon ble Members who have been 
provided status of Ministers , State Ministers, Deputy Ministers , will also avail this 
facility ." 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 470- 571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic.in 


